रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 7 , 2019 / पौष 17 , 1940 
NEW DELHI,MONDAY, JANUARY 7, 2019 / PAUSHA 17 , 1940 


सं . 11 ] 
No. 11 ] 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

( वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019 

__ सं . 67 / 2015 - 20 
विषयः निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण , 2018 के अध्याय 31 के अंतर्गत उर्वरक का 

निर्यात - उर्वरक विभाग , भारत सरकार से अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में । 

फा. सं. 01 / 91 / 180 / 13 / एएम - 17 / निर्यात प्रकोष्ठ. - विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015 - 20 के पैरा 1.03 के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महनिदेशक , विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद् द्वारा दिनांक 07.01.2019 की अधिसूचना 
सं. 49 / 2015 - 20 के द्वारा अधिसूचित निर्यात के संशोधित नीति के अनुसार निर्यात और आयात मदो के आईटीसी (एचएस ) 
वर्गीकरण , 2018 के अध्याय - 31 के तहत यथा विनिर्दिष्ट उर्वरकों के निर्यात के लिए उर्वरक विभाग से अनुमति / अनापत्ति प्रमाण 
पत्र प्राप्त करने हेतु विनिर्माताओं / निर्यातकों द्वारा अपनायी जाने वाली शर्तों और प्रक्रियाओं को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं । 
( क ) भावी निर्यातक अपना आवेदन ईमेल: sompr-fert @ nic.in, दूरभाष: 011- 23382010 के माध्यम से उर्वरक विभाग , शास्त्री 
भवन, नई दिल्ली -110001 में प्रस्तुत करेंगे । 
( ख ) आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगाः 

(i) निर्यात किए जाने वाले उत्पाद ( उर्वरक ) का स्पष्ट एनपीकेएस के अनुपात के साथ विस्तृत विनिर्देशन । 
(ii ) उर्वरक के उत्पादन हेतु प्रयुक्त कच्चे माल का विवरण । 
( iii ) उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत का विवरण (स्वदेशी अथवा आयातित ) । 
(iv ) स्वदेशी स्रोत के मामले में : 

( क ) प्रपत्र क के अनुसार आपूर्तिकर्ता के सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र । 
( ख ) प्रपत्र ख के अनुसार आपूर्तिकर्ता से वचन । 
आयात किए जाने वाले उर्वरक के स्रोत के मामले में : 

( क ) आवेदक के नाम से लदान पत्र 
( vi ) प्रपत्र ‘ क 1 के अनुसार आवेदक के सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र । 
125 GI/ 2019 


( v ) 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


( vii ) प्रपत्र ‘ ख 1 के अनुसार आवेदक से वचन । 
( viii ) ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी / दस्तावेज जो आवेदन पर विचार करने हेतु उर्वरक विभाग द्वारा मांगा जाए । 
2. उर्वरक विभाग द्वारा विनिर्माताओं / निर्यातकों से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा और उपर्युक्त पैरा 1 (जिसे उवर्रक 
विभाग द्वारा समय - समय पर संशोधित किया जा सकता है ) में यथा निर्धारित सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदक द्वारा सभी 
शर्ते पूरी करने के अध्यधीन, दो सप्ताह की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमति / अनापत्ति प्रमाण प्रत्र प्रदान किया जाएगा । 
3. व्यपार सुगम बनाने के लिए उर्वरक विभाग की वेबसाइट ( www. fert. nic.in) पर नवीनतम रिलीज शीर्षक के अंतर्गत 
आवदेनों की स्थिति को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा । 
4 . आवेदकों जिन्होंने डीजीएफटी द्वारा उर्वरक के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र की मांग किए जाने से पहले आवेदन किया है, को नए 
सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे आवेदनों को उर्वरक विभाग के साथ साझा किया जाएगा कि विभाग संशोधित 
नीति / प्रक्रिया के अनुसार अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगा । 
5. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस ) वर्गीकरण , 2018 के अध्याय 31 के अंतर्गत 
विनिर्दिष्ट उर्वरकों के निर्यात के लिए उर्वरक विभाग से अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन 


प्रपत्र क 


[ आपूर्तिकर्ता के सांविधिक लेखा परीक्षक के द्वारा भरा जाना अपेक्षित 
( लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुद्रित ) 

प्रमाण पत्र 
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ............. ( आपूर्तिकर्ता का नाम ) 

............ की आपूर्ति ( कच्चे माल का 
विवरण ) मैसर्स .... ..... ( आवेदक ) को .................. ( एनपीकेएस ग्रेड ) के विनिर्माण हेतु की है । 
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ............ ( आपूर्तिकर्ता का नाम) .. ....... ने पूर्वोक्त कच्चे माल की मात्रा के लिए 
सरकार से किसी भी सब्सिडी का दावा नहीं किया है । 


२रयाद भी प्रमाणित किया जाता हैकि मैसर्स या है। (आपूर्ति 


स्थानः 


मोहर 


दिनांक: 


प्रपत्र ख 
[ आपूर्तिकर्ता के द्वारा भरा जाना अपेक्षित ] 
( लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुद्रित) 

वचन पत्र 
यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने ................... की आपूर्ति (कच्चे माल का विवरण ) मैसर्स ............. ( आवेदक ) को .......... 
... ( एनपीकेएस ग्रेड ) के विनिर्माण हेतु की है । 
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि हमने पूर्वोक्त कच्चे माल की मात्रा के लिए सरकार से किसी भी सब्सिडी का दावा नहीं 
किया है । 


स्थानः 


मोहर 


दिनांक : 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रपत्र ‘ क 1 
[ आवेदक के सांविधिक लेखा परीक्षक के द्वारा भरा जाना अपेक्षित 

( लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुद्रित ) 


प्रमाण पत्र 


यह प्रमाणित किया जाता है कि मै० , . ( आवेदक ) ............ .... ( देश का नाम ) को ............ 

...( एनपीकेएस ग्रेड) की . ...... 
.......... मीट्रिक टन निर्यात करना चाहतें हैं । 
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई सब्सिडी युक्त कच्चा माल उपरोक्त उर्वरक के उत्पादन हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया 
है और मैसर्स 

( आवेदक ) ............. . पूर्वोक्त निर्यात किए गए उर्वरक की मात्रा पर सरकार से किसी सब्सिडी का दावा 
नहीं करेगा । 


सिस ................. 


स्थानः 


मोहर 


दिनांक: 


प्रपत्र ‘ ख 1 
[ आवेदक के द्वारा भरा जाना अपेक्षित ] 
( लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुद्रित ) 

वचनपत्र 
यह प्रमाणित किया जाता है कि हम ............... (एनपीकेएस ग्रेड ) की ................ मीट्रिक टन मात्रा 
............. ( देश का नाम) को निर्यात करना चाहते हैं । 
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई सब्सिडी युक्त कच्चा माल उपरोक्त उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं हुआ है और 
हम सरकार से पूर्व उल्लिखित निर्यातित उर्वरक की मात्रा पर किसी सब्सिडी का दावा नहीं करेगें । 


स्थानः 


मोहर 


दिनांक: 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

( Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 7th January, 2019 

NO . 67 / 2015- 20 
Subject:- Export of Fertilisers under Chapter 31 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2018 – 

Procedure to obtain permission / NoC from the Department of Fertilizers, Government of India 
regarding. 

F . No. 01/91/180 /13 /AM - 17 / Export Cell. - In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 
of the Foreign Trade Policy (FTP ) 2015 - 20 , the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby specifies the 
conditions and procedures , as under, to be followed by the manufacturers / exporters, for obtaining permission / 
NoC of the Department of Fertilizers for export of fertilizers , as specified under Chapter 31 of ITC (HS) 
Classification of Export and Import, in Items 2018 in terms of revised export policy notified vide Notification No. 
49/ 2015 - 20 dated 7th January , 2019 . 
( a ) Prospective exporters shall submit their application to the Department of Fertilizers , Shastri Bhavan , 

New Delhi - 110001 through email at: sompr -fert @ nic .in., Tele No. 011 - 23382010 
(b ) The application shall be accompanied by the following documents: 

(i) Detailed specification of product (fertilizer ) to be exported along with clear NPKS ratio . 
(ii ) Details of raw materials used for production of the fertilizer . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I - SEC . 1 ] 


( iii ) Details of source of raw materials used in production of fertilizer (whether indigenous source 

or imported ). 
(iv ) In case of indigenous source : 

( a) A certificate from the Statutory Auditor of the supplier as per the proforma A . 

(b ) An undertaking from the supplier as per proforma B . 
(v) In case of source being imported fertilizers: 

(a) Bill of Lading in the name of the applicant . 
( vi) A certificate from the Statutory Auditor of the applicant as per proforma A1 . 
(vi) An undertaking from the applicant as per proforma ‘B1 
( vii) Any other additional information / documents as may be requisitioned by the DOF for 

consideration of the application ; 
2 . Applications received from the manufacturers / exporters would be considered by the Department of 
Fertilizers and permission No Objection Certificate (NOC ) would be granted within a specified period of two 
weeks, subject to subject to fulfilment of all conditions by the applicant alongwith all requisite documents as 
prescribed at para 1 above ( as may be amended from time to time by the Department of Fertilizers ). 
3 . The status of applications will also be updated on monthly basis on the website of Department of 
Fertilizers ( www . fert.nic.in ) heading captioned Latest Releases to facilitate the trade . 
4 . Applicants who have already applied before DGFT seeking export authorisation for fertilizers need not to 
apply afresh . Such applications will be shared with the Department of Fertilizersand that Department shall issue 
permission / NoC , in terms of revised policy / procedure . 
5 . Effect of this Public Notice : 
Procedure to obtain permission / NoC of the Department of Fertilizers for export of fertilizers specified under 
Chapter 31 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2018 has been prescribed . 
ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & 

Ex - officio Addl. Secy . 


PROFORMA ‘ A ’ 
[ To be filled by the Statutory Auditor of the supplier ] 
(On the letter head , duly signed and stamped ) 

CERTIFICATE 
This is to certify that M /s.................. ( supplier name)............ . has supplied .... ........(details of raw 
material) ........ .. ... to M /s............( applicant).................. for manufacture of ................(NPKS grade )......... 
2 . It is also certified that M /s..... .....(supplier name)....... ...has not claimed any subsidy from the Government on 
the aforesaid quantity of raw materials . 
Place : 


Date : 


Seal : 


PROFORMA ‘ B 

[ To be filled by the Supplier] 
( On the letter head , duly signed and stamped ) 

UNDERTAKING 
This is to certify that we have supplied M /s ........ ...(applicant)............with . ... ......(details of raw 
material ). . .. .. . .. . .. . ... for manufacture of .. . .. . .. .. . ..... .. (NPKS grade ). . .. 
2 . It is also certified that we have not claimed any subsidy from the Government on the aforesaid quantity of raw 
materials . 


Place : 


Seal: 


Date : 


[ 11 I - Dus 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


PROFORMA ‘A1 


[ To be filled by the Statutory Auditor of the Applicant] 
(On the letter head , duly signed and stamped ) 

CERTIFICATE 


This is to certify that M /s ...... ... .......(applicant)............. .....intend to export............ ...MT of.............(NPKS 
grade )... ........... ...to ........... .....( country name) ..... ....... 
2 . It is also certified that no subsidized raw material has been used for production of above fertilizer and M /s 
.. .. .......( applicant ) .... .......will not claim any subsidy from the Government on the aforesaid quantity of exported 
fertilizer. 


Place : 


Date : 


Seal: 


PROFORMA ‘B1 
[ To be filled by the Applicant] 
(On the letter head , duly signed and stamped ) 

UNDERTAKING 
This is to certify that we intend to export .........MT of ...........(NPKS grade ) ........ ...to ........(country 
name) .. .. .. .. .. 
2 . It is also certified that no subsidized raw material has been used for production of above fertilizer and we will 
not claim any subsidy from the Government on the aforesaid quantity of exported fertilizer . 


Place: 


Seal : 


Date : 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
MANOJKUMAR 

MANOJKUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2019 .01.10 
20:34:41 +05 30 


